निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 श्रावण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 682) पटना, वृहस्पतिवार , 3 अगस्त 2017 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

31 जुलाई 2017 
सं० एम1 - 0020 / 2013 - 36 — बिहार विधान सभा आम निर्वाचन , 2015 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन 
व्यय लेखा दाखिल करने में असफल होने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का आदेश सं0 -76 / आदेश / पूर्व अनु0 -1 / बिहार -वि. स . 
/ 2015 दिनांक 15.05 .2017 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
सोहन कुमार ठाकुर, 

अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 अगस्त 2017 

भारत निर्वाचन आयोग 


___ आदेश 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 / तारीख 15 मई , 2017 / 25 वैशाख,1939 ( शक ) 


17 


रहा 


ह , 


3 


सं0 76 / आदेश / पूर्व अनु0 -1 / बिहार - वि. स / 2015 — यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के 
स्तम्भ ( 2) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2015 के लिए जो स्तम्भ ( 3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है 
स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के 
अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है , 

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि 
उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10 - क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट 
व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य / संघ की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य 
होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है : 

सारणी 
क्रम सं0 | निर्वाचन का विवरण 

अभ्यर्थी का नाम व पता 

निर्हरता का कारण 
संख्या व नाम 
। 2 । 

4 
बिहार विधान सभा 3 - नरकटियागंज श्री प्रेम नारायण ओझा 

निर्वाचन व्ययों का कोई 
का साधारण ग्राम + पो0 – मटियरिया, 

भी लेखा दाखिल करने 
निर्वाचन 2015 

नरकटियागंज, थाना -शिकारपुर, में असफल रहे । 

जिला - पश्चिम चम्पारण, बिहार । 
- वही 32 – बेनीपट्टी श्री दिगविजय नारायण यादव 

- वही 
ग्राम - अग्रोपट्टी, पो0 - विशनपुर , 
भाया - जोगीयारा, थाना - बेनीपट्टी, 

जिला - मधुबनी, बिहार । 
3 - वही 

- वही श्री योगेश कुमार शुक्ला 

- वही 
ग्राम + पो0 - सिंहचक, थाना - चानन , 

जिला - लखीसराय, बिहार । 
- वही श्री गणेश मिश्र 

- वही 
ग्राम - जरैल, पोस्ट - जरैल परसौना, 

थाना - अरेर जिला - मधुबनी, बिहार | 
- वही 

- वही 

श्री अमित कुमार महतो 
ग्राम - खर्गा रोड जयनगर , 
पोस्ट + थाना - जयनगर, 

जिला -मधुबनी, बिहार । 
6 -वही- 

- वही श्री प्रभाकर झा 

ग्राम + पोस्ट - छतौनी, 
थाना - बासोपट्टी, जिला - मधुबनी, 

बिहार । 
___ 7 - वही 

- वही श्री ब्रजेश राउत 

ग्राम + पोस्ट - बासोपट्टी, 

थाना - बासोपटी, जिला - मधुबनी, बिहार । 
- वही 

- वही 

श्री सोनू कुमार झा 
ग्राम + पोस्ट - जोंकी, 
थाना - बासोपट्टी, 

जिला - मधुबनी, बिहार । 
9 - वही 189 - मसोढ़ी 

इन्द्रजीत कुमार 
ग्राम - तारेगना डीह, 
पोस्ट + थाना - मसौढ़ी, 
जिला - पटना, बिहार । 


- वही 


- वही 


- वही 


- वही 


- वही 


- वही 


( अ0जा) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 अगस्त 2017 


क्रम सं0 - निर्वाचन का विवरण | 


निर्वान क्षेत्र की 
संख्या व नाम 


अभ्यर्थी का नाम व पता 


निर्हरता का कारण 


10 


193 - बड़हरा 


2 
| बिहार विधान सभा 

का साधारण 
निर्वाचन 2015 

- वही 


निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 

- वही 


- वही 


12 


| 


व्ही - 


200 - बक्सर । 


अजय राय 
ग्राम – फुहाँ, पो0 - बबुरा, 
थाना- बड़हरा भोजपुर, बिहार | 
दया शंकर सिंह 
ग्राम - सोहरा टोला - त्रिभुआनी, 
पो0 - सोहरा, थाना - बड़हरा भोजपुर , 
बिहार । 
गोबिन्द सिंह 
ग्राम + पो0 - सुकरवलिया, 
थाना - ईटाढी, जिला - बक्सर , 
बिहार । 
मनोज कुमार गुप्ता 
ग्राम + पो0 – दरौली, थाना – भभुआ, 
| जिला - कैमूर ( भभुआ ), बिहार । 


- वही 


- वही 


205 – भभुआ 


- वही 


आदेश से, 
सुमित मुखर्जी, 

सचिव , 
भारत निर्वाचन आयोग । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


ORDER 


Nirvachan Sedan , Ashoka Road , New Delhi-110001/ Dated 15 May 2017 /25 Vaisakha,1939 (SAKA ) 

No . 76 / ORDER /ES -1/BR -LA/ 2015 — Whereas, the Election Commission is satisfied that 
each of the contesting candidates specified in column (4 ) of the Table below at the General 
Election to the Legislative Assembly , 2015 from the State of Bihar as specified in column ( 2 ) 
held from constituency specified in column ( 3 ) against his /her name, has failed to lodge any 
account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the 
People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column( 5 ) of the said Table ; 

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for 
the said failure even after due notice of the Election Commission , o after considering the 
representation , if any made by them , the Election Commission is satisfied that they have no good 
reason or justification for the said failure ; 

Now , therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election 
Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below be 
disqualified for being chosen as , and for being a member of either House of the Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State /Union Territory for a period of three 
years from the date of this order: 


PER TOT ( 3FITETU ), 3 37ta 2017 


TABLE 


SI. 
No 


Particulars of 

Election 


Name & Address of the 

Candidate 


Reason of 
disqualification 


Number & 
Name of the 
Constituency 

3 
3 - Narkatiaganj 


2 
General Election 

to the Bihar 

Legislative 
Assembly 2015 

-do 


32 -Benipatti 


-do 


-do 


-do 


-do 


33 - Khajauli 


- do 


-do 


-do 


-do 


-do 


Prem Narayan Ojha 

Failure to lodge 
Vill + P .0 -Matiaria , Narkatiaganj any account of 
P .S - Shikarpur, 

Election expenses 
Distt - West Champaran . Bihar . 
Digvijay Narayan Yadav 

-do 
Vill - Agropatti, P .0 - Bishanpur, 
Via - Jogiyara . PS - Benipatti. 
Dist- Madhubani. Bihar . 
Yogesh Kumar Shukia 

- do 
Vill + P .0 - Sinhchak . P .S - Chanan . 
Dis - Lakhisarai. Bihar . 
Ganesh Mishra 

-do 
Vill- Jarail. P . O - Jarail Parsauna . 
P . S - Arer. Dis - Madhubani. Bihar , 
Amit Kumar Mahto 
Vill- kharga Road Jaynagar, 
P . O + P . S - Jaynagar , 
Distt - Madhubani. Bihar, 
Prabhakar Jha 

-do 
Vill + P .O - Chhatauni, P. S - Basopatti, 
Distt - Madhubani. Bihar, 
Brajesh Raut 

-do 
Vill + P . 0 - Basopatti, P . S - Basopatti , 
Distt- Madhubani. Bihar , 
Sonu Kumar Jha 

- do 
Vill + P .0 - Jonki, P .S - Basopatti. 
Distt- Madhubani. Bihar, 
Indrajeet Kumar 

-do 
Vill .- Taregana Dih , 
P . O + P .S - Masaurhi, 
Dist- Patna , Pin - 804452 Bihar 
Ajay Ray 

-do 
Viii - Phuhan , P .O - Babura, 
P .S - Barhara , Bhojpur, Bihar . 
Daya Shan kar Singh 
Vill - Sohara Iola Tribhuani, 

- do 
P . O . - Sohra , P . S .- Barhara , 
Bhojpur. Bihar 
Govind Singh 

- do 
VILL + PO - Sukarwaliya , 
P . S - Itadhi, DIST - Buxar, Bihar. 
Manoj Kumar Gupta 

-do 
VILL + PO - Daruli , P .S - Bhabua, 
District - Kaimur, Bihar. 

By Order 
SUMIT MUKHARJEE , 

SECRETARY , 
ELETION COMMISSION OF INDIA . 


-do 


-do 


- do 


189 -Masauri 

(SC ) 


- do 


193- Barhara 


-do 


- do 


12. 


- do 


200 -Buxar 


- 


205 - Bhabua 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 अगस्त 2017 


भारत निर्वाचन आयोग 


आदेश 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 / तारीखः 15 मई, 2017 / 25 वैशाख,1939 ( शक ) 

सं0 100 / बिहार – वि. स. / 31 / 2016 - यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2) में यथा 
विनिर्दिष्ट बिहार राज्य से विधान सभा के उप निर्वाचन , 2016 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ ( 4) में 
उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने 
में असफल रहा है ; 

और , यतः उक्त अभ्यर्थी ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर , यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके 
पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10 - क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट 
व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य / संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और 
सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है: 

सारणी 


निर्वाचन का विवरण 


अभ्यर्थी का नाम व पता 


निर्हरता का कारण 


सं० 


| निर्वाचन क्षेत्र की 
संख्या व नाम 

3 
31 - हरलाखी 


5 


2 
बिहार विधान सभा का 
उप निर्वाचन, 2016 


श्री भगिरथ झा , 
ग्राम -बासुकी बिहारी उतरी, 
पोस्ट - बिहारी, थाना + अंचल - मधवापुर, 
जिला- मधुबनी, बिहार । 


निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


आदेश से , 
सुमित मुखर्जी, 

सचिव , 
भारत निर्वाचन आयोग । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


ORDER 
Nirvachan Sedan , Ashoka Road , New Delhi- 110001 / Dated 15 May 2017 / 25 Vaisakha , 1939 (SAKA) 

___ No . 100/ BR-LA/ 31 / 2016 - Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the 
contesting candidates specified in column ( 4 ) of the Table below at the bye Election to 
the Legislative Assembly , 2016 from the State of Bihar as specified in column ( 2 ) held from 
the constituency specified in column ( 3 ) against his /her name, has failed to lodge any account 
of his /her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of 
the People Act, 1951, and the rules made thereunder as own in column (5 ) of the said Table ; 

And Whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for 
the said failure even after due notice of the Election Commission , or after considering the 
representation , if any made by them , the Election Corn fission is satisfied that they have no good 
reason or justification for the said failure ; 

Now , therefore , pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission 
hereby declares the persons specified in column ( 4 ) of the Table below to be disqualified for 
being chosen as, and for being a member of either Ho, e of the Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of State /Union Territory for a period of 
three years from the date of this order: 


PER TOT ( 3FITETU ), 3 3701ta 2017 


Sl.No 


Particulars of 

Election 


Number & 
Name of the 
Constituency 


Name & Address of the 

Candidate 


Reason of 
disqualification 


3 


31 Harlakhi 


2 
Bye -election 
2016 from The 
State of Bihar 


Bhagirath Jha 
Vill -Basuki Bihari North , 
P .O . - Bihari, 
P .S . + Anchal -Madhwapur 
Dist Madhubaani, Bihar . 


Failure to lodge 
any account of 

Election 
expenses 


By Order 
SUMIT MUKHARJEE , 

SECRETARY, 
ELETION COMMISSION OF INDIA . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
PER TOT ( 3FITETUT )682 -571 + 50 - odontol 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


